निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 माघ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 87) पटना , वृहस्पतिवार , 2 फरवरी 2017 

सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

25 जनवरी 2017 
सं0 07 / नि . (विधि – 12 ) विविध - 35 / 2016 / 507 — राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि नवाचार 
योजना के अन्तर्गत सब्जी के उत्पादन , प्रसंस्करण एवं विपणन के त्रिस्तरीय सहकारी ढ़ाचे के अधीन प्राथमिक , केन्द्रीय 
एवं शीर्ष सहकारी सोसाइटी का निबंधन बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनिमय , 1935 के अधीन किया जाय । 

2. एतदर्थ प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादकों की प्राथमिक सहकारी सोसाइटी, जिला या एक से अधिक जिला 
कार्यक्षेत्र रखते हुए उनमें गठित सहकारी समितियों की केन्द्रीय सहकारी सोसाइटी और राज्य स्तर पर केन्द्रीय सहकारी 
सोसाइटियों की शीर्ष सहकारी संस्था (फेडरेशन ) गठित की जानी है । 

3. यह भी निर्णय लिया गया है कि कृषि रोड मैप में कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या - P. P. M 
114/ 11 - 4021 / कृ., पटना दिनांक 27. 05 .2011 द्वारा सहकारिता के विषय पर योजना तैयार करने हेतु गठित समिति 
द्वारा सब्जी के उत्पादन प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु कृषि रोड मैप में सब्जी से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की 
प्राप्ति हेतु प्रावधानित राशियों का उपयोग उक्त त्रिस्तरीय सहकारी ढाचे के अन्तर्गत निबंधित प्राथमिक , केन्दीय एवं शीर्ष 
सहकारी सोसाइटी (फेडरेशन ) के माध्यम से की जाय । 

4. उपर्युक्त त्रिस्तरीय सहकारी ढाचे के अधीन निबंधित प्राथमिक , केन्द्रीय एवं शीर्ष सहकारी सोसाइटी 
(फेडरेशन ) का प्रशासी विभाग सहकारिता विभाग होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 87 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


